निबंधन संख्या पी 0टी0-40 


YA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 35 


6 भाद्र 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

28 अगस्त 2013 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 
परीक्षा- फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

15-16 भाग - 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

22 जून 2011 
सं ० 469 नि 0 - अपने कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री निशा नाथ ओझा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति 
अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , पटना को समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
संजय प्रिय, महानिबंधक प्र ० 


The 22nd June 2011 
No. 469 A– On being relieved of his present assignment , Sri Nisha Nath Ojha, District 
and Sessions Judge presently posted as Chairman , Commercial Taxes Tribunal, Patna on 
deputation is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur. 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA, Registrar General I/ C . 


3 अक्तूबर 2011 
सं ० 470 नि 0 - श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय को श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा के 
स्थान पर मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
संजय प्रिय, महानिबंधक प्र ० । 


, 


The 3rd October 2011 
No. 470 A - Sri Satya Prakash Narayan Singh, District and Sessions Judge, Begusarai is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Munger. 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA, Registrar General I/ C . 


3 अक्तूबर 2011 
सं ० 471 नि 0 - श्री ओम प्रकाश I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय को सीवान के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
संजय प्रिय, महानिबंधक प्र ० । 


The 3rd October 2011 
No. 471 A - Sri Om Prakash I, Principal Judge, Family Court , Begusarai, is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Siwan . 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA, Registrar General I / C . 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


3 


। 


3 अक्तूबर 2011 
सं ० 472 नि 0 - श्री राज कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया को श्री रंजन कुमार सानयाल 
के स्थान पर सहरसा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

संजय प्रिय, महानिबंधक प्र ० । 

The 3rd October 2011 
No. 472 A - Sri Raj Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court , Purnea, is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Saharsa vice Sri R.K. Sanyal. 

By order of the High Court, 

SANJAY PRIYA , Registrar General I/ C . 

3 अक्तूबर 2011 
सं ० 473 नि 0 श्री गोविन्द प्रसाद सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाजीपुर को श्री प्रभात कुमार झा के 
स्थान पर औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
संजय प्रिय, महानिबंधक प्र 0 | 


The 3rd October 2011 
No. 473 A - Sri Govind Prasad Singh, Principal Judge, Family Court, Hajipur is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Aurangabad vice Sri P.K. Jha . 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA, Registrar General I/ C . 


3 अक्तूबर 2011 
सं ० 474 नि 0 - श्री बिरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद को श्री सत्य प्रकाश 
नारायण सिंह के स्थान पर बेगुसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

संजय प्रिय, महानिबंधक प्र ० । 

The 3rd October 2011 
No. 474 A - Sri Birendra Mohan Srivastava, Principal Judge, Family Court , Jehanabad is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Begusarai vice S.P.N. Singh . 

By order of the High Court, 
SANJAY PRIYA, Registrar General I/ C. 


3 अक्तूबर 2011 
सं ० 475 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक , न्यायधीश, 
कनीय कोटी) की स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती है । 
क्रम सं ० पदाधिकारी का नाम पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
2 
श्री ज्योति प्रकाश, मुंसिफ , वीरपुर 

सुपौल 


3 


1 

1 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार , महानिबंधक । 


The 3rd October 2011 
No. 475 A - In exercise of the powers conferred under Sub- Section ( 3 ) of Section 11 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon 
the Munsif ( Civil Judge, Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the 
powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in 
column no . 3 of the table . 


4 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


Sl. No. 


Name of the Officer with designation and present place of 

posting 

2 
Sri Jyoti Prakash 
Munsif , Birpur. 


Name of the 
District 

3 


1 


1 . 


Supaul 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR, Registrar General. 


, 


2 . 


15 अक्तूबर 2011 
सं 0 478 अ — निम्नलिखित अवर न्यायाधीश जो संप्रति स्थानापन्न / जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश की कोटि के पदों पर कार्यरत हैं , को उनके नाम के सामने तालिका के स्तंभ -3 में अंकित तिथि से बिहार 
वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग में संपुष्ट किया जाता है । 
क्र ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

संपुष्टि की 
सं ० 

तिथि 
1 . 

3 . 
1 . श्री अशोक कुमार पाठक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर) 

1.9.06 
2 . श्री अमर नाथ सहाय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर ( आरा) 

1.10.06 
3 . श्री दिनेश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज 

1.1.09 
4 . श्री शंभु नाथ मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, जहानाबाद 

1.1.09 
( सेवानिवृत ) मोहल्ला-28 कवि रमण पथ, पूर्वी बोरिंग रोड, पोस्ट- जी 0 पी 0 ओ0, 

पी ०एस०- बुद्धा कॉलनी, पटना -1. 
5 . श्री ओम प्रकाश I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय 

1.1.09 
6 . श्री कामेश्वर नाथ राय , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई 

1.1.09 
7 . श्री राज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पूर्णिया 

1.1.09 
8 . श्री गोविन्द प्रसाद सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली ( हाजीपुर 

1.1.09 
9 . श्री बिरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जहानाबाद 

1.1.09 
10. श्री ज्याति कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज 

1.1.09 
11. श्री ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर 

1.1.09 
12 . श्री प्रेम चन्द गुप्ता II , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर ( आरा) 
13. श्री अजित कान्त शरण, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी 

1.1.09 
14. श्री सुशील कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा ( सेवानिवृत) 201, सुभम समृद्धि 

1.1.09 
कॉम्पलेक्स, नहर के पश्चिम, लीड्स एशियन पब्लिक स्कुल , विश्वशरैया नगर , बेली रोड , 

पटना -801503. 
15. श्री विजय प्रकाश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण ( छपरा) 

1.1.09 
16. | श्री शंभु नाथ सिंह I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा 

1.1.09 
17. श्री अजय कुमार सिन्हा II, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद ( सेवानिवृत ) 

1.1.09 
फ्लैट सं0-401, हरि टावर, बुद्धा कॉलनी (मेन रोड), पटना 
18 . श्री मंजुर हसन, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 

1.1.09 
19. श्री ब्रजेन्द्र कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना 

1.1.09 
20. श्री अरविंद कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सारण ( छपरा) 

1.1.09 
21. श्री विनोदानन्द झा विनीत प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , बक्सर 

1.1.09 
22. श्री डा0 कुमार देव दत्त , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मोतिहारी 

1.1.09 
23. श्री उमेश कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा 
24. श्री अरूण कुमार I, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भभुआ 

1.1.09 
25. श्री अरूण कुमार सिंह II , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ ( सेवानिवृत ) 

1.1.09 
द्वारा श्री विमलदेव नारायण सिंह, ( कुम्हार टोली), पी 0 ओ0 & पी 0 एस0– पोखरिया, 

जिला- बेगुसराय (बिहार ) 
26. श्री अजीत कुमार ओझा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया 


1.1.09 


1.1.09 


1.1.09 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


5 


क्र ० 
स ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की 
तिथि 


1 . 


2 . 


3 . 


1.1.09 


1.1.09 


1.1.09 


1.1.09 


1.1.09 


1.1.09 


1.6.09 


1.6.09 


1.1.10 


1.1.10 


1.1.10 


1.1.10 


1.1.10 


1.1.10 


1.1.10 
1.1.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


27. श्री अरविंद कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 
28. श्री मनोज कुमार वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लक्खीसराय 
29. श्री हिमांशु शेखर पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शेखपुरा 
30. श्री आशुतोष कुमार सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छपरा 
31. श्री विपिन बिहारी पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर ( सेवानिवृत ) 

विश्णुपुरी, नवलपुर, बसहि, पोस्ट & पी 0 एस 0 -शिवपुर वाराणसी, ( यू० पी ०) पिन -221003. 
32. श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका ( सेवानिवृत ) 
33. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिलसा 
34. श्री ओंकार नाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया ( सेवानिवृत) पूर्वी इन्द्रपुरी, 

हरिहर राय पथ , पी 0 ओ 0 - केसरीनगर, पटना । 
35. श्री कमल देव सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , 

ऊर्जा विभाग , पटना प्रक्षेत्र, पटना । 
36. श्री राज किशोर सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया , विशेष न्यायाधीश, विशेष 

न्यायालय , ऊर्जा विभाग , मगध प्रक्षेत्र, गया । 
37. श्री सुदर्शन कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया 
38. श्री परशुराम शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज 
39. श्री रवि प्रकाश धर दूबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय ( सेवानिवृत ) 

ग्राम - इकडंगा, पी 0 ओ0 - बहरमपुर ( बर्डघाट), पी 0 एस0- बेलीपुर, जिला- गोरखपुर (यु ० पी ० ) 
40. श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया 
41. श्री उपेन्द्र भूषण मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर 
42. श्री चन्द्र भान सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दरभंगा 
43. श्री नारायण पंडित , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर 
44. श्री शंभु नाथ सिंह II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हाजीपुर 
45. श्री मोहन प्रसाद II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़ 
46. श्री ओम प्रकाश सिन्हा I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति संयुक्त सचिव ( न्यायिक ) 

विधि विभाग, पटना के रूप में प्रतिनियुक्ति । 
47. श्री बिनय कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गोपालगंज 
48. श्री पाण्डेय अनिल कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर ( सेवानिवृत) 
49. श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
50. श्री रवीन्द्र नाथ सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
51. श्री गंगा प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ ( सेवानिवृत ) अन्दरकिला, 

एस 0 डी 0 ओ0 रोड, पी 0 ओ0- हाजीपुर, जिला - वैशाली (बिहार) 
52. श्री राजीव श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नवादा 
53. श्री बिरेन्द्र सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संप्रति संयुक्त सचिव (न्यायिक ) निगरानी 

विभाग, बिहार सरकार, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त । 
54. श्री हरि निवास गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोसड़ा 
55. श्री विपिन बिहारी लाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा 
56. | श्री ब्रज नन्दन प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा ( सेवानिवृत ) C /o विनोदजी 

वर्मा, पाटलीपुत्रा कॉलनी, लीलावट अपाटमेन्ट, फ्लैअ न0-201, एस 0 के 0 पुरी, पटना । 
57. श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 
58. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी 
59. श्री कमल किशोर सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हाजीपुर 
60. श्री दीपक कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद 
61. श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा ( सेवानिवृत ) एम 0 आई0 जी 0 

-126, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नगर, पी 0 एस0 एवं जिला - गोरखपुर ( यु० पी ० ) 
62. श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय 
63. श्री विजय शंकर पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा 
64. श्री रूद्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भभुआ 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.2.10 


1.4.10 


1.8.10 


1.8.10 
1.8.10 
1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


6 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


संपुष्टि की 
तिथि 


1 . 


2 . 


3 . 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


पटना 


1.8.10 


1.8.10 
1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


65. श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीवान 
66. श्री दिवाकर मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा 
67. श्री रूप नारायण त्रिपाठी ( सेवानिवृत) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवान 
68. श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 
69. श्री चन्द्रमा सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , संप्रति संयुक्त निबंधक (स्थापना) 

पटना उच्च न्यायालय, पटना । 
70. श्री जगन्नाथ राय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी 
71. श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ 
72. श्री विजय कुमार जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना । ( सेवानिवृत ) 

C - 202 , कौशल्या इस्टेट , बन्दर बगीचा, पटना -800001. 
73. | श्री अब्दुल सलाम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, 

पटना उच्च न्यायालय, पटना । 
74. श्री दीलिप कुमार झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जमुई 
75. श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय ( सेवानिवृत ) 

द्वारा श्री रामाश्रय भाही, मोहल्ला- साकेत नगर, आदर्श गर्ल्स इण्टर स्कुल के समीप, 

पी 0 ओ0 & पी 0एस0 & जिला - देवरिया ( यु ० पी ० ) 
76. श्री अरूण कुमार सिंह III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर 
77. श्री ओम प्रकाश सिन्हा II , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
78. श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
79. श्री चन्द्र भूषण द्विवेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया 
80. श्री सुल्तान मुजफ्फर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया 
81. श्री गणेश प्रसाद सिंह I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय 
82. श्री शिव शंकर गिरि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बेगुसराय 
83. श्री जगबीर कुमार कटियार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद 
84. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , पटना 
85. श्री मन मोहन चौधरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी 
86. श्री बशिष्ठ शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवगछिया 
87. श्री जगन्नाथ सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी । ( सेवानिवृत) 
88. श्री मो 0 मुरतुजा सिद्दकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा 
89. श्री राज किशोर चौबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल 
90. श्री दया शंकर तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद ( सेवानिवृत) 

ग्राम - शाहपुर भीखन, पी 0 ओ 0 - शाहपुर भाक्ला, पी 0 एस 0 - बद्धाउचघाट, जिला - देवरिया 

( यु ० पी ० ) 
91. श्री नन्द किशोर शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सासाराम 
92. श्री राम धानी साह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगछिया ( सेवानिवृत ), मोहल्ला 

दहेरिया नया टोला, पी 0 ओ 0 - दहेरिया मिल्स, पी 0 एस 0 & जिला- कटिहार (बिहार) 
93. श्री नमेन्द्र प्रसाद , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर । 
94. श्री प्रदीप कुमार नियोगी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार ( सेवानिवृत ) 

मोहल्ला- सिंह मैनसन, फ्लैट न0- 102, B / 14, बुद्धा कॉलनी, (हासपीटो इण्डिया के 

पास ), रीता भवन के पास , पटना -1. 
95. श्री नन्द किशोर गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर 
96. श्री नारायण प्रसाद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय 
97. श्री बिजय कान्त मिश्रा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी 
98. श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा 
99. श्री सतीश चन्द्र सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ 
इनकी आपसी वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 


1.8.10 


1.8.10 
1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 
1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 
1.8.10 


1.8.10 


1.8.10 


PER JGIC , 28 30td 2013 


7 


The 15th October 2011 
No. 478 A — The following Subordinate Judges, officiating on different post of the rank of 
District Judge and Additional District & Sessions Judges are confirmed in the cadre of the Bihar Superior 
Judicial Service with effect from the date mentioned against their respective names in column no . 3. 
Sl. No. Name of the Officer , designation and present place of posting 

Date of 

confirmation 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Ashok Kumar Pathak , District and Sessions Judge , Vaishali at Hajipur 

1.9.06 
2 . Sri Amar Nath Sahay , District and Sessions Judge , 

1.10.06 
Bhojpur at Ara 
3 . Sri Dinesh Kumar Sharma, District and Sessions Judge , Gopalganj 

1.1.09 
4 . Sri Shambhu Nath Mishra , Principal Judge , Family Court, Jehanabad 

1.1.09 
(Retired ), Mohallah - 28 , Kavi Raman Path , East Boring Road , P.O.-G.P.O., 

P.S.- Budha Colony, Patna -1 . 
5 . Sri Om Prakash I, Principal Judge, Family Court , Begusarai. 

1.1.09 
6 . Sri Kameshwar Nath Roy , Principal Judge , Family Court, Jamui. 

1.1.09 
7 . Sri Raj Kumar Srivastava , Principal Judge , Family Court, Purnea 

1.1.09 
8 . Sri Govind Prasad Singh , Principal Judge , Family Court, Hajipur 

1.1.09 
9 . Sri Birendra Mohan Srivastava, Principal Judge, Family Court, 

1.1.09 
Jehanabad 
10 . Sri Jyoti Kumar Srivastava, Principal Judge , Family Court , 

1.1.09 
Gopalganj 
11 . Sri Brajendra Kumar Srivastava , Principal Judge , Family Court, 

1.1.09 
Samastipur 
12 . Sri Prem Chand Gupta II, Principal Judge , Family Court, Ara 

1.1.09 
13 . Sri Ajit Kant Sharan , Principal Judge , Family Court, Sitamarhi 

1.1.09 
14 . Sri Sushil Kumar, District and Sessions Judge , Darbhanga 

1.1.09 
( Since Retired ) 201, Subham , Samridhi Complex , West of Nahar, Near 
Leed s Asian Public School, Isheshwaria Nagar, Bailey Road , Patna – 

801503 . 
15 . Sri Vijay Prakash Mishra , District and Sessions Judge , Saran at Chapra 

1.1.09 
16 . Sri Shambhu Nath Singh I, Principal Judge , Family Court , 

1.1.09 
Darbhanga 
17 . Sri Ajay Kumar Sinha II, Principal Judge , Family Court, 

1.1.09 
Aurangabad (Retired ), Flat No.- 401 , Hari Tower, Budha Colony 

(Main Road ) , Patna . 
18 . Sri Manzoor Hassan , Principal Judge , Family Court, Muzaffarpur 

1.1.09 
19 . Sri Brajendra Kumar Pandey, Principal Judge , Family Court, 

1.1.09 
Patna 


20 . 


1.1.09 


21. 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 


Sri Arvind Kumar Sinha, Principal Judge, Family Court , 
Saran at Chapra 
Sri Binodanand Jha Vinit , Principal Judge, Family Court, Buxar 
Sri Dr. Kumar Deo Dutt, Principal Judge, Family Court , Motihari 
Sri Umesh Kumar Singh , Principal Judge, Family Court, Nawada 
Sri Arun Kumar I, Principal Judge , Family Court, Bhabhua 
Sri Arun Kumar Singh II , Additional District and Sessions Judge , 
Biharsharif ( Since Retired ) C /O- Shri Vimaldeo Narayan Singh , 
(Kumhar Toli), Pokharia , P.O. & P.S. & Distt.- Begusarai (Bihar ) 


1.1.09 
1.1.09 
1.1.09 
1.1.09 
1.1.09 


8 


PER JGTC , 28 314a 2013 


Sl. No. 


Name of the Officer , designation and present place of posting 


Date of 
confirmation 

3 . 


1 . 


2 . 


26 . 


1.1.09 


27 . 
28 . 


1.1.09 
1.1.09 


29 . 


1.1.09 


Sri Ajit Kumar Ojha , Principal Judge , Family Court, Khagaria 
Sri Arvind Kumar, Additional District and Sessions Judge ,Muzaffarpur 
Sri Manoj Kumar Verma, Additional District and Sessions Judge, 
Lakhisarai 
Sri Himanshu Shekhar Pandey, Additional District and Sessions Judge , 
Sheikhpura 
Sri Ashutosh Kumar Singh , Additional District and Sessions Judge , Chapra 
Sri Bipin Bihari Pandey , Additional District and Sessions Judge , 
Muzaffarpur, (Since Retired ) Vishnupuri, Nawalpur, Basahi, 
P.O. & P.S. - Sheopur, Varanasi (U.P.) PIN – 221003. 


30 . 


1.1.09 


31 . 


1.1.09 


32 . 


1.1.09 


Sri Sunil Kumar Srivastava , Additional District and Sessions Judge , Banka 
( Since Retired ) 


33 . 


1.6.09 
1.6.09 


34 . 


35 . 


1.1.10 


36 . 


1.1.10 


37 . 


Sri Surendra Kumar Choubey , Additional District and Sessions Judge , Hilsa 
Sri Onkar Nath Sinha , Additional District and Sessions Judge, Khagaria 
( Since Retired ) East Indrapuri, Harihar Rai Path , 
P.O. – Keshrinagar, Patna . 
Sri Kamal Deo Singh , A.D.J.,Special Judge, Special Court, 
Energy Department, Patna 
Sri Raj Kishore Singh , A.D.J., Gaya On deputation as Presiding Officer , 
Special Court,Magadh Range , Energy Department,Gaya 
Sri Sudarshan Kumar Ray , Additional District and Sessions Judge , Gaya 
Sri Parshuram Shukla , Additional District and Sessions Judge, Gopalganj 
Sri Ravi Prakash Dhar Dubey , Additional District and Sessions Judge , 
Begusarai (Since Retired ), Village- Ekdanga, P.O.- Bahrampur ( Birdghat), 
P.S.- Belipur, Distt.- Gorakhpur (U.P.) 
Sri Umesh Chandra Mishra , Additional District and Sessions Judge , Araria 
Sri Upendra Bhushan Mishra , Additional District and Sessions Judge , 
Bhagalpur 
Sri Chandra Bhan Singh , Additional District and Sessions Judge, Darbhanga 


38 . 
39 . 


1.1.10 
1.1.10 
1.1.10 


40 . 
41 . 


1.1.10 
1.1.10 


42 . 


1.1.10 


43 . 


Sri Narayan Pandit , Additional District and Sessions Judge , Samastipur 


1.2.10 


44 . 


Sri Shambhu Nath Singh II, Additional District and Sessions Judge , Hajipur 


1.2.10 


45 . 
46 . 


1.2.10 
1.2.10 


47 . 
48 . 


1.2.10 
1.2.10 


Sri Mohan Prasad II , Additional District and Sessions Judge, Barh 
Sri Om Prakash Sinha I, A.D.J. (On Deputation Joint Secretary ( Judicial), 
Law Department, Patna 
Sri Binay Kumar Singh , Additional District and Sessions Judge , Gopalganj 
Sri Pandey Anil Kumar, Additional District and Sessions Judge, Bhagalpur 
(Since Retired ) 
Sri Dhirandra Kumar Pandey, Additional District and Sessions Judge, Patna 
Sri Ravindra Nath Singh , Additional District and Sessions Judge , Patna 
Sri Ganga Prasad , Additional District and Sessions Judge , Biharsharif 
( Since Retired ) Andar Kila, S.D.O. Road , P.O.- Hajipur, Distt. – Vaishali 
( Bihar ) 
Sri Rajiv Srivastava , Additional District and Sessions Judge , Nawada 


49 . 
50 . 
51. 


1.2.10 
1.2.10 
1.2.10 


52 . 


1.2.10 


PER JGIC , 28 30td 2013 


9 


Sl. No. 


Name of the Officer , designation and present place of posting 


Date of 
confirmation 

3 . 
1.2.10 


1 . 
53 . 


2 . 
Sri Birendra Singh , Additional District and Sessions Judge , presently posted 
on deputation as Joint Secretary (Legal) 
Vigilance Department, Govt. of Bihar, Patna 
Sri Hari Niwas Gupta , Additional District and Sessions Judge , Rosera 
Sri Bipin Bihari Lal, Additional District and Sessions Judge, Nawada 


54 . 


1.2.10 


55 . 


1.2.10 


56 . 


1.2.10 


57 . 


Sri Braj Nandan Prasad , Additional District and Sessions Judge, Darbhanga 

(Since Retired ) C /O- Sri Binod Ji Verma, Pataliputra Colony , Lilavati 
Apartment, Flat No. 201 , S.K. Puri, Patna . 
Sri Saroj Kumar Srivastava, Additional District and Sessions Judge , 
Muzaffarpur 
Sri Anil Kumar Srivastava II , Additional District and Sessions Judge , 
Motihari 


1.4.10 


58 . 


1.8.10 


59 . 


Sri Kamal Kishore Sinha, Additional District and Sessions Judge, Hajipur 


1.8.10 


60 . 
61. 


1.8.10 
1.8.10 


62. 


1.8.10 


Sri Deepak Kumar Sinha , Additional District and Sessions Judge, Buxar 
Sri Umesh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge , 
Bagaha ( Since Retired )M.I.G.- 126 , Netaji Subhash Chandra Bose Nagar, 
P.S. & Distt.- Gorakhpur (U.P.) 
Sri Suresh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge , 
Begusarai 
Sri Vijay Shankar Pathak , Additional District and Sessions Judge , Chapra 
Sri Rudra Pratap Singh , Additional District and Sessions Judge , Bhabhua 
Sri Virendra Kumar Singh , Additional District and Sessions Judge , Siwan 
Sri Diwakar Mishra , Additional District and Sessions Judge, Chapra 


63. 
64 . 
65 . 


1.8.10 
1.8.10 
1.8.10 


66 . 


1.8.10 


67 . 


1.8.10 


Sri Roop Narain Tripathi, Additional District and Sessions Judge , Siwan 
(Since Retired ) 


68 . 


1.8.10 


69. 


1.8.10 


70 . 
71. 
72 . 


Sri Gangotri Ram Tripathi, Additional District and Sessions Judge , 
Muzaffarpur 
Sri Chandrama Singh , Additional District and Sessions Judge , Presently 
posted on deputation as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, 
Patna 
Sri Jaganath Rai, Additional District and Sessions Judge , Sitamarhi 
Sri Ajit Kumar Sinha, Additional District and Sessions Judge , Biharsharif 
Sri Vijay Kumar Jain , Additional District and Sessions Judge , Patna 
(Since Retired ) C - 202 , Kaushalaya Estate , Bandar Bagicha, Patna - 
800001. 
Sri Abdul Salam , Additional District and Sessions Judge , Presently posted 
as Officer on Special Duty , Patna High Court, Patna 
Sri Dilip Kumar Jha , Additional District and Sessions Judge , Jamui 


1.8.10 
1.8.10 
1.8.10 


73 . 


1.8.10 


74 . 


1.8.10 


75 . 


1.8.10 


Sri Thakur Prasad Singh , Additional District and Sessions Judge, Begusarai 
(Since Retired ) C /O - Ramashray Shahi, Moh.- Saket Nagar, Near Adarsh 
Girls Inter School, P.O. & P.S. & Distt.- Deoria (U.P.) 


10 


PER JGTC , 28 314a 2013 


Sl. No. 


Name of the Officer , designation and present place of posting 


Date of 
confirmation 

3 . 
1.8.10 


1 . 
76 . 


77 . 
78 . 


2 . 
Sri Arun Kumar Singh III , Additional District and Sessions Judge , 
Muzaffarpur 
Sri Om Prakash Sinha II , Additional District and Sessions Judge , Patna 
Sri Ramesh Chandra Mishra , Additional District and Sessions Judge , Patna 
Sri Chandra Bhushan Dwivedi, Additional District and Sessions Judge , 
Khagaria 


1.8.10 
1.8.10 


79 . 


1.8.10 


80 . 


1.8.10 


81. 


1.8.10 


82 . 
83 . 


Sri Sultan Muzaffar, Additional District and Sessions Judge, Bettiah 
Sri Ganesh Prasad Singh I, Additional District and Sessions Judge, 
Begusarai 
Sri Sheo Shankar Giri, Additional District and Sessions Judge , Begusarai 
Sri Jagbir Kumar Katiyar, Additional District and Sessions Judge , 
Aurangabad 
Sri Rajesh Kumar Srivastava , Additional Principal Judge, Family Court, 
Patna 
SriMan Mohan Choudhary, Additional District and Sessions Judge, 
Madhubani 


1.8.10 
1.8.10 


84 . 


1.8.10 


85 . 


1.8.10 


86 . 


1.8.10 


87 . 


1.8.10 


88 . 
89 . 


Sri Basistha Shukla, Additional District and Sessions Judge, Naugachia 
Sri Jagannath Singh , Additional District and Sessions Judge, Motihari 
(Since Retired ) 
Sri Md. Murtuza Siddiqui, Additional District and Sessions Judge , Chapra 
Sri Raj Kishore Choubey, Additional District and Sessions Judge, Supaul 
Sri Daya Shankar Tiwary , Additional District and Sessions Judge, 
Jehanabad (Since Retired ) Village- Shahpur Bhikhan , 
P.O.- Shahpur Shukla , P.S. – Badhauchghat, Distt . – Deoria , (U.P.) 


1.8.10 
1.8.10 


90 . 


1.8.10 


91. 


Sri Nand Kishore Sharma, Additional District and Sessions Judge , Sasaram 


1.8.10 


92 . 


1.8.10 


Sri Ram Dhani Sah , Additional District and Sessions Judge , Naugachia 
(Since Retired ) Mohalla – Daheria Naya Tola , 
P.O.- Daheria Mills, P.S. & Distt. - Katihar (Bihar ) 


93 . 
94 . 


95 . 
96 . 


97 . 


Sri Namendra Prasad , Additional District and Sessions Judge , Buxar 

1.8.10 
Sri Pradeep Kumar Neogy, Additional District and Sessions Judge , Kaithar 1.8.10 
( Since Retired ) Mohallah - Singh Mansion , 
Flat No.- 102 , B /14 , Budha Colony, (Near Hospito India ) 
Sri Nand Kishore Gupta, Additional District and Sessions Judge, Bhagalpur 1.8.10 
Sri Narayan Prasad Singh , Additional District and Sessions Judge , 

1.8.10 
Begusarai 
Sri Bijay KantMishra , Additional District and Sessions Judge , Motihari 

1.8.10 
Sri Krishna Mohan Srivastava, Additional District and Sessions Judge , 

1.8.10 
Bagaha 
Sri Satish Chandra Sinha , Additional District and Sessions Judge , 

1.8.10 
Biharsharif 
Their inter -se -seniority shall be decided later on . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


98 . 


99 . 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


11 


24 अक्तूबर 2011 
सं ० 499 नि 0 - श्री उपेन्द्र भूषण मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को पटना के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 24th October 2011 
No. 499 A - Sri Upendra Bhushan Mishra, Additional District and Sessions Judge , 
Bhagalpur, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


24 अक्तूबर 2011 
सं ० 500 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ 
( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटी) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री सुधीर कुमार सिन्हा, मुंसिफ , किशनगंज 
श्री अतुल कुमार सिंह , मुंसिफ , किशनगंज 


किशनगंज 
किशनगंज 


2. 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 24th October 2011 
No. 500 A — In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 11 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon 
the Munsif (Civil Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the 
powers of a JudicialMagistrates of the 1st Class also for the districts noted against their names in 
column no . 3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of Name of the 
posting 

District 
2 

3 
1 . Sri Sudhir Kumar Sinha, Munsif, Kishanganj 

Kishanganj 
2 . Sri Atul Kumar Singh ,Munsif , Kishanganj 

Kishanganj 


1 


By order of the High Court , 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 अगस्त 2013 
सं ० एल / एच ० जी०-1525 / 2002 ( खण्ड )-7430 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित प्रमंडलीय समादेष्टा को 
स्तम्भ ( 3) में अंकित पद से स्थानांतरित करते हुए स्तंभ (4) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है: 
पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
2 

3 
श्री जीवेन्द्र नाथ झा / प्रमंडलीय समादेष्टा 

प्रमंडलीय समादेष्टा, गया प्रमंडलीय समादेष्टा, सारण 
2 श्री जयंत कुमार / प्रमंडलीय समादेष्टा 

प्रमंडलीय समादेष्टा, सारण प्रमंडलीय समादेष्टा, गया 
3 श्री पवन कुमार सिंह / समादेष्टा 

समादेष्टा, विशेषगण प्रमंडलीय समादेष्टा , दरभंगा 

भागलपुर 


क्रम सं ० 


4 


1 

1 


12 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


क्रम सं ० 


1 


4 


5 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
2 

3 

4 
श्री हरिनाथ झा / प्रमंडलीय समादेष्टा 

प्रमंडलीय समादेष्टा, समादेष्टा, विशेषगण , 
भागलपुर 

भागलपुर का अतिरिक्त 

प्रभार 
श्री तेजनारायण खेड़वार / समादेष्टा 

समादेष्टा, विशेषगण बिहटा प्रमंडलीय समादेष्टा, पटना 
श्री रंजीत कुमार सिन्हा / समादेष्टा 

समादेष्टा , केन्द्रीय प्रशिक्षण समादेष्टा , विशेषगण, बिहटा 
संस्थान , बिहटा 

का अतिरिक्त प्रभार 
प्रमंडलीय समादेष्टा नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महाशंकर मिश्र , विशेष सचिव । 


6 


1 
1 


16 अगस्त 2013 
सं ० एल / एच ० जी०-1525 / 2002 ( खण्ड ) -7431 — बिहार गृह रक्षा वाहिनी के निम्नांकित जिला समादेष्टा को स्तम्भ 
(3) में अंकित पद से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ ( 4) में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है: 
क्रम पदाधिकारी का नाम / वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 

अतिरिक्त प्रभार के 
सं ० 

जिला का नाम 
पदनाम 
2 

3 

4 

5 
श्री राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक | जिला समादेष्टा , मुजफ्फरपुर जिला समादेष्टा , 

कैमूर , औरंगाबाद 
जिला समादेष्टा 

रोहतास 
2 श्री अखिलेश कुमार ठाकुर 

जिला समादेष्टा, पूर्णियाँ जिला समादेष्टा, सीतामढ़ी, शिवहर 
जिला समादेष्टा 

मुजफ्फरपुर 
3 श्री दिलीप कुमार जिला समादेष्टा, सहरसा जिला समादेष्टा , 

बक्सर 
जिला समादेष्टा 

भोजपुर 
श्री हरेन्द्र कुमार सिंह 
4 जिला समादेष्टा , दरभंगा जिला समादेष्टा, 

अररिया 
जिला समादेष्टा 
5 श्री मनोज कुमार नट 

जिला समादेष्टा, मु ० गृह 

जिला समादेष्टा , जहानाबाद, अरवल 
जिला समादेष्टा रक्षा वाहिनी, पटना 

गया 
6 श्री अनुज कुमार 

जिला समादेष्टा , मु ० गृह 

जिला समादेष्टा , मधेपुरा , सुपौल 
जिला समादेष्टा रक्षा वाहिनी, पटना 

सहरसा 
( पदस्थापन के प्रत्याशा में ) 
7 श्री जयंत प्रताप सिंह जिला समादेष्टा , पटना 

वैशाली का अतिरिक्त 
जिला समादेष्टा 

प्रभार 
8 श्री अनिरूद्ध प्रसाद जिला समादेष्टा, मधुबनी 

दरभंगा का अतिरिक्त 
जिला समादेष्टा 

प्रभार 


पूर्णियाँ 


2. उपरोक्त जिला समादेष्टागण अपने नाम के सामने स्तम्भ -5 में उल्लिखित जिलों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
3. उपरोक्त जिला समादेष्टागण नए पदस्थापित पद पर योगदान करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महाशंकर मिश्र, विशेष सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 नवम्बर 2012 
सं ० 3( स ० ) / उ ० स्था ० (अवकाश) 13 / 12-5376 - श्री मदन मोहन सिंह, बि 0 प्र 0 से0 , उप - सचिव , उद्योग विभाग, 
बिहार , पटना के द्वारा टाटा मेमोरियल अस्पताल , मुम्बई में स्वास्थ्य जाँच / चिकित्सा, परामर्श हेतु दिनांक 05-10-12 से 
17-10-12 तक उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहित के नियम -227 एवं 248 ( क ) के अन्तर्गत कुल 13 ( तेरह) दिनों का 
उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत कर विनियमित करने का आदेश दिया जाता है । 
इसमें प्रधान सचिव , उद्योग विभाग की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह0 ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


w 


7 जून 2013 
सं ० 3 ( स ० ) / उ ० स्था ०( अवकाश) 13 / 12-2644 - श्री मदन मोहन सिंह, बि 0 प्र0 से0, उप – सचिव, उद्योग विभाग , 
बिहार , पटना के द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पीटल , मुम्बई में फॉलो - अप चिकित्सा जाँच एवं परामर्श हेतु दिनांक 13-05-13 
से 21-05-13 तक उपभोगित अवकाश को बिहार सेवा संहित के नियम -227 एवं 248 ( क ) के अन्तर्गत कुल 09( नौ ) दिनों 
का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने का आदेश दिया जाता है । 
इसमें प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 23-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


भाग-2 


आदेश, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सूचना एंव जन- सम्पर्क विभाग 


1 . 


अधिसूचनाएं 

14 अगस्त 2013 
सं ०-विज्ञा ० 46-02/ 2008 / 71 सू 0 ज 0 स 0 वि 0 — बिहार विज्ञापन नीति , 2008 के आलोक में दिनांक 
10.07.13 को आयोजित “विज्ञापन प्राधिकृत समिति ” की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार 
द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित समाचार पत्रों को राज्य सरकार की स्वीकृति सूची में सम्मिलित किया 
जाता है : 

क्रमांक समाचार पत्र का नाम 

प्रकाशन स्थल 
नया इंडिया 

दिल्ली 
2 . दैनिक भाष्कर 

रांची 
3 . प्रभात खबर 

कोलकत्ता 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, सचिव । 

The 14th August 2013 
No. Ad -46-2/2008 / 71 — In the light of Bihar Advertisement Policy, 2008 and upon the 
recommendation of advertisement authorized committee s meeting held on 10.07.13 the 
government after due consideration grant sanctions for enlisting the following news papers in to 
the approved list of state government : 
S.No. Name of Newspapers 

Place of Publication 
1 . Naya India 

Delhi 
2 . Dainik Bhaskar 

Ranchi 
3 . Prabhat Khabar 

Kolkata 
By order of Governer of Bihar, 
BRAJESH MEHROTRA, Secretary . 


14 अगस्त 2013 
सं ० -विज्ञा ० 46-02 / 2008 / 70 सू 0 ज 0 स 0वि 0 — बिहार विज्ञापन नीति , 2008 के आलोक में दिनांक 
10.07.13 को आयोजित “विज्ञापन प्राधिकृत समिति ” की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा 
सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित चैनलों को राज्य सरकार की स्वीकृति सूची में सम्मिलित किया जाता है : 
क्रमांक 

चैनलों का नाम 
1 . 

BIG MAGIC TV ( BIG 92.7 FM) 
2 . 

Mahuaa News( Bihar/ Jharkhand ) 

Kashish News 
4 . 

Mastiii Channel 
5 . India News (Bihar / Jharkhand ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा , सचिव । 


3 . 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


15 


The 14th August 2013 
No. Ad -46-2/2008 / 70 — In the light of Bihar Advertisement Policy , 2008 and upon the 
recommendation of advertisement authorized committee s meeting held on 10.07.13 the government after 
due consideration grant sanctions for enlisting the following Channels in to the approved list of state 
government : 

S.No. 

Name of Channels 
1 . 

BIG MAGIC T.V. (BIG 92.7 FM ) 
2 . 

Mahuaa News (Bihar/ Jharkhand ) 
3 . 

Kashish News 
4 . 

Mastiii Channel 
5 . India News ( Bihar/ Jharkhand ) 

By order of Governer of Bihar, 
BRAJESH MEHROTRA, Secretary. 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग,मुजफ्फरपुर । 


- 


कार्यालय - आदेश 

10 जुलाई 2013 
सं ० स्था0-3, बी -02 / 13-1192 — सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 राम उदार प्रसाद भूतपूर्व 
कम्प्रेशर चालक नलकूप प्रमण्डल मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमंडल मोतिहारी के 
अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे0 1900 / - रूपये 
तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से 
नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री नरेन्द्र कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता 
प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं 
होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 राम उदार प्रसाद के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप 
प्रमंडल मोतिहारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये 
जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार 
की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 


जायेगा । 


9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री नरेन्द्र कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 


16 


बिहार गजट , 28 अगस्त 2013 


11. वित विभाग के संकल्प सं ० 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 

एन० पासवान , 
मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


सं ० 15 / डी 1-13 / 2011-1505 

शिक्षा विभाग 


विषय : 


संकल्प 

14 अगस्त 2013 
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मियों 
के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा मंहगाई राहत की बकाया राशि तीन किश्तों में किए जाने 
के प्रावधान के स्थान पर 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को एक मुश्त भुगतान किए 

जाने के संबंध में । 
विभागीय संकल्प सं ० 1674 दिनांक 16.08.2012 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत 
महाविद्यालयों के सेवा -निवृत कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा उपादान के पुनरीक्षण तथा उससे उद्भूत देय राशि के 
भुगतान की प्रक्रिया आदि का संसूचन किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका (8) के आलोक में पेंशन / पारिवारिक पेंशन 
तथा मंहगाई राहत की राशि का बकाया भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में (क्रमशः वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत , वर्ष 2013-14 
में 40 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 45 प्रतिशत) किया जाना हैं । 

2. उक्त बकाया राशि को 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को एक मुश्त भुगतान किए जाने का प्रस्ताव सरकार के 
विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प सं ० 1674 दिनांक 16.08.2012 की कंडिका (8 ) को 80 वर्ष या उससे 
अधिक उम्र के पेंशनधारियों के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया है । शिथिलीकरण के तहत् 80 वर्ष या अधिक उम्र के 
पेंशनरों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा मंहगाई राहत की बकाया राशि को अब एकमुश्त भुगतान किया जाएगा । एकमुश्त 
भुगतान के क्रम में पूर्व में किस्तों में किए गए भुगतान की राशि का समायोजन कर लिया जाए । 

3. विभागीय संकल्प सं ० 1674 दिनांक 16.08.2012 को इस हद तक संशोधित समक्षा जाए । संकल्प के शेष प्रावधान 
यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

27 अक्तूबर 2011 
सं०-2 /वि1-21/ 2011-2291 - भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना के पुराने भवन की जर्जर स्थिति को 
देखते हुए सरकार द्वारा पुराने भवन को ध्वस्त कर नये आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह , मुक्ताकाश 
मंच, अन्डरग्राउंड पार्किंग, नृत्य प्रशिक्षण हेतु कक्षायें , पुस्ताकालय एवं यथाआवश्यक अन्य सुविधाओं के निर्माण 
की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है । 

2. योजना से संबंधित सभी असैनिक कार्य वस्तु अभिकल्पना समेत भवन निर्माण विभाग के द्वारा 
सम्पादित किये जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सी ० ललसोता, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 23-571 + 10 - डी ० टी ० पी । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


